निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 फाल्गुन 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 160 ) पटना , सोमवार , 26 फरवरी 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


कार्यालय आदेश 

21 फरवरी 2018 
सं० 9 / नि0 - 01 - 01 / 2015 - 72 / सा०प्र० — बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक 2354 दिनांक 
23.07. 2015 द्वारा प्राप्त विज्ञापन संख्या 2006 द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल एवं अनुशंसित अभ्यर्थी सुश्री प्रेमलता 
कुमारी को बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक के रिक्त पद पर अपुनरीक्षित बैण्ड वेतन रू० 
5200 - 20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400 में सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ निम्नांकित 
शर्तों के आधार पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त किया जाता है । 


क्रमांक 


अनुक्रमांक जन्म तिथि | आरक्षण 


| 


7 


1 
1 


मेधा 

स्थायी पता 
__ अभ्यर्थी का नाम 
क्रमांक 
2 

3 
38 सुश्री प्रेमलता कुमारी पिता - श्री भगवान सिंह । 

ग्राम - पाण्डेयपुर, 
पोस्ट - नेऊरा, 
जिला - पटना, 
राज्य – बिहार 


56 
20120383 20. 10. 1986 | सामान्य 


2. योगदान के समय अभ्यर्थी को असैनिक सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 
। प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
3. योगदान के समय अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेना एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 
4 . भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा 

बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 फरवरी 2018 
5. बिहार पेंशन ( संशोधन ) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 

31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07. 2007 के अनुसार इनपर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 
अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई 

यात्रा भत्ता देय नहीं हेगा । 
7 . अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन अप्राप्त है । उनके संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर 

उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायगी । 
8. अन्यत्र नियोजन की स्थिति में विधिवत विरमन आदेश । 
9. अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है । अभिप्रमाणित 
फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

आदेश से, 
सिद्धेश्वर चौधरी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 160 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


